रजिस्ट्री सं डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 
. , . . , 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


IN 


सं . 24 ] 
No. 24 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 16 , 2008 / पौष 26 , 1929 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16 , 2008/PAUSA 26 , 1929 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2008 
सं . 102 ( आरई - 2007 ) / 2004 - 2009 

फा . सं . 01 / 92 / 180 / 04 / ए एम 08 / पीसी - 2. - विदेश 
व्यापार नीति , 2004- - 2009 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक , एतद्द्वारा, प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड - 1.) ( आरई - 2007 ) में , निम्नलिखित संशोधन करते 


पत्र/एआरओ वार दावा प्रस्तुत किया जा सकता है । 
100 % आपूर्तियाँ वास्तव में किए जाने के बाद और कम 
से कम 90 % तक भुगतान प्राप्त किए जाने पर 100 % 
टीईडी वापसी की अनुमति दी जा सकती है । तथापि , 
मान्य निर्यात शुल्क वापसी प्राप्त किए गए भुगतान की 

प्राप्ति की सीमा तक प्रदान की जाएगी । 
83.1( 4 ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2( घ) , ( ङ ) , ( च ) , 

( छ ) , ( ज ) , ( झ ) और ( ब ) में उल्लिखित श्रेणियों के 
तहत आपूर्तियों के संबंध में , दावे की गई आपूर्तियों के 
प्रमाण अथवा प्राप्त किए गए भुगतान के आधार पर 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं । दावे, परियोजना प्राधिकारी 
द्वारा आपूर्तियों की प्राप्ति की तारीख से 12 महीने की 
अवधि के भीतर अथवा आवेदक के विकल्प के अनुसार 
भुगतान की रसीद की तारीख से सभी परियोजनाओं 
अथवा किसी विशेष परियोजना के मद्दे प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं । दावे वहाँ भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहाँ 

आंशिक भुगतान प्राप्त किए गए हैं । वास्तविक रूप से 
100% आपूर्तियों के बाद और कम से कम 90% तक होने 
वाले भुगतान के बाद 100 % टीईडी वापसी की अनुमति 
दी जा सकती है । तथापि , मान्य निर्यात शुल्क वापसी की 

मंजूरी , प्राप्त किए गए भुगतान तक सीमित होगी । " 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 
आर. एस. गुजराल , महानिदेशक, विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


1. पैरा 8.3.1( 2) और 8.3.1(4 ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जाएगा : 
" 8.3.1(2 ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2( क ) , ( ख ) और ( ग ) 

के तहत आपूर्तियों के मामले में दावा परिशिष्ट 22ख के 
अनुसार सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए भुगतान की 
प्राप्ति के मद्दे प्रस्तुत किया जाएगा । भुगतान की तारीख 
से 12 महीनों की अवधि के भीतर दावे प्रस्तुत किए जाएँ। 
ऐसे मामलों में जहाँ भुगतान अग्रिम तौर पर प्राप्त किया 
गया है, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख भुगतान 
की प्राप्ति की तारीख के बजाय आपूर्ति की तारीख से 
जोड़ी जा सकती है । ऊपर उल्लिखित समय सीमा के 
भीतर अलग - अलग लाइसेंसों के प्रति अवैधीकरण 


176 GI/ 2008 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 

[PART - SEC. 1] 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

within the time limit as specified above . 100 % TED 
(Department of Commerce) 

refund may be allowed after 100 % supplies have 

been made physically and payment received at 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

least up to 90 % . However, grant of deemed export 
PUBLIC NOTICE 

duty draw back will be limited to the extent of 
New Delhi, the 16th January, 2008 

payment received . 
No. 102 (RE-2007)/ 2004 — 2009 

8.3.1( iv ) In respect of supplies under categories mentioned 
F . No. 01 /92 /180 /04 /AM 08 /PC - 11 . In exercise of 

in paragraphs 8 .2 (d ), (e ), (f), (g ), (h ), (i) and (j) of 

FTP , claim may be filed either on the basis ofproof 
powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade 
Policy , 2004 – 2009, the Director General ofForeign Trade 

of supplies effected or payment received . Claims 

should be filed within a period of twelve months 
hereby makes the following amendments in the Handbook 

from date of receipt of supplies by project 
of Procedures ( Vol. I), (RE -2007) : 

authority or from date of receipt of the payment 
1. Paragraph 8 . 3. 1( ii ) and 8 .3 . 1 ( iv ) shall be 

as per the option of applicant either against a 
substituted by the following - 

particular project or all the projects . Claimsmay 
“ 8.3.1( ii) In case of supplies under paragraph 8.2 (a ), (b ) & 

also be filed where part payments have been 
(c ) of FTP , claim shall be filed against receipt of 

received . 100 % TED refund may be allowed after 
payment through normal banking channel as in 

100 % supplies have been made physically and 
Appendix 22B . Claims should be filed within a 

payment received at least up to 90 % . However , 
period of twelve months from the date of payment, 

grant of deemed export duty draw back will be 
In cases where payment is received in advance, 

limited to the extent of payment received ." 
last date for submission of application may be 

This issues in public interest . 
correlated with date of supply instead of date of 
receipt ofpayment. Claim can be filed “Invalidation 

R . S. GUJRAL , Director General of Foreign Trade 
Letter/ARO wise against individual licences 

& ex -officio Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


